रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33002 / 99 


- 


सं . 426 ] 
No. 426 ] 


भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


एस . जी . डी . एल . अ . - 22092022-239003 

- 

SG - DL - E - 22092022-239003 


राजपत्र 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33002 / 99 


भाग IV 

PART IV 


दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 21 , 2022 / भाद्र 30 , 1944 

DELHI , WEDNESDAY , SEPTEMBER 21 , 2022 / BHADRA 30 , 1944 


गृह पुलिस - I 

( स्थापना विभाग ) 


[ रा . रा . रा . क्षे . दि . सं . 261 

[ N. C.T. D. No. 261 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


अधिसूचना 

दिल्ली , 21 सितम्बर , 2022 

फा . सं . 1/6/2016 / गृह पुलिस - I / स्था . / 2380 से 2387. – इस सरकार की दिनांक 30.09.2008 
की अधिसूचना संख्या 01 / 11 / 08 / एचपी - I / स्था 0 / 2551 , दिनांक 12.08.2015 की अधिसूचना संख्या 01 / 02 / 
2015 / एचपी- I / स्था 0 / 2732-2739 एवं दिनांक 26.10.2015 की अधिसूचना संख्या 01 / 04 / 15 / एचपी- I / 
स्था 0 / 4628-4635 के आंशिक आशोधन में तथा गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली की दिनांक 20.03.1974 की 
अधिसूचना संख्या यू -11011 / 2 / 74 / -यूटीएल ( i ) तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा -2 
के खण्ड ( एस ) के साथ पठित दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 ( 1978 का 34 ) की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जनता को बेहतर पुलिस सहायता के विस्तार 
की सुविधा प्रदान करने हेतु निम्नानुसार निर्देश देते है तथा घोषणा करते हैं : 

( क ) इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से कर्त्तव्य - पथ एक अलग पुलिस थाना होगा ; 


( ख ) वे स्थानीय क्षेत्र जो क्रमश : पुलिस थाना- तिलक मार्ग , साउथ एवेन्यू तथा संसद मार्ग के अधिकार क्षेत्र से बाहर 
रखे गए हैं ; वे अब से नीचे दी गई अनुसूची में यथापरिभाषित क्षेत्र को कवर करेंगे ; तथा 

6328 DG / 2022 

( 1 ) 


2 


PART IV ] 

( ग ) पुलिस थाना कर्त्तव्य - पथ , तिलक मार्ग , साउथ एवेन्यू तथा संसद मार्ग की सीमाएँ / संशोधित सीमाएँ अब से 
नीचे दी गई अनुसूची में यथापरिभाषित होंगी : 

अनुसूची 

सीमाएँ 

नॉर्थ ब्लॉक , रेल भवन ( छोड़कर ) रॉयसेना रोड , कृषि भवन , आईएनजीसीए 
( सहित ) डॉ . राजेंद्र प्रसाद , जेएसआर गोल - चक्कर ( आर / ए ) 

मानसिंह गोल – चक्कर ( आर / ए ) वी.पी. हाउस , विज्ञान भवन , राष्ट्रीय संग्रहालय , 
निर्माण भवन , उद्योग भवन गोल - चक्कर ( आर / ए ) सुनहरी बाग मस्जिद 
( सहित ) 


पुलिस थानों के नाम 

कर्त्तव्य - पथ 

पुलिस थाना 


तिलक मार्ग 

पुलिस थाना 


साउथ एवेन्यू पुलिस 

थाना 


उत्तर 


दक्षिण 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


पूर्व 


रक्षा भवन ( सहित ) अशोक रोड , सी- हेक्सागन से अकबर रोड तक , वाणिज्य 
भवन ( सहित ) अकबर रोड , सी- हेक्सागन के साथ - साथ राष्ट्रीय स्टेडियम 
( सहित ) । 

नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक , पश्चिम सीमा क्षेत्र दीवार ( छोड़कर ) आर.पी. भवन की 
ओर सड़क । 

इसके जंक्शन से फिरोजशाह रोड सहित के . जी . मार्ग ( छोड़कर ) मंडी हाउस 
( छोड़कर ) तक सीमित क्षेत्र | सिकंदरा रोड ( को छोड़कर ) से ' डब्ल्यू ’ प्वाइंट 
( सहित ) तक । 


इसके जंक्शन से हुमायूँ रोड ( छोड़कर ) के साथ मानसिंह रोड / शाहजहाँ रोड 
( छोड़कर ) , सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग ( छोड़कर ) से डॉ ० जाकिर हुसैन मार्ग 
( छोड़कर ) तथा मथुरा रोड ( सहित ) तक सीमित क्षेत्र । 


मथुरा रोड / सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग / पुराना किला रोड ( सहित ) नगला मांची 
सहित रिंग रोड तक तथा यमुना नदी तल से आउटर रिंग रोड रेलवे स्तर 
एक्स - आईएनजी ( छोड़कर ) यमुना तल रोड ( पश्चिमी किनारा ) तक सीमित क्षेत्र | 
इसके जंक्शन से के.जी. मार्ग ( छोड़कर ) सहित फिरोजगह रोड ( छोड़कर ) 
मस्जिद , गोल - चक्कर ( छोड़कर ) , जसवंत सिंह रोड / मानसिंह रोड गोल - चक्कर 
( छोड़कर ) , अशोक रोड ( को छोड़कर ) से दाएँ मुड़कर सी- हेक्सागन ( छोड़कर ) से 
दाएँ मुड़कर अकबर रोड ( छोड़कर ) अकबर रोड / मानसिंह रोड गोल - चक्कर 
( छोड़कर ) से बाएँ मुड़कर मानसिंह रोड ( सहित ) क्यू - प्वाइंट गोल - चक्कर 
( छोड़कर ) , राष्ट्रीय स्टेडियम ( छोड़कर ) के साथ सी- हेक्सागन ( सहित ) तक 
सीमित क्षेत्र । 


राष्ट्रपति भवन की सीमाओं के आसपास ( आर / ए ) से आरंभ होकर डॉ . राम 
मनोहर लोहिया अस्पताल ( गोल चक्कर को छोड़कर ) के साथ नॉर्थ- एवेन्यू रोड 
( छोड़कर ) , टी / एल के साथ चर्च रोड ( छोड़कर ) , ब्रैसी एवेन्यू रोड पर टी / आर 
( ब्रासी लॉन सहित ) राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 3 , 1 , 2 तक हुकमी माई मार्ग 
( लॉन सहित ) पर दाराशिकोह रोड ( सहित ) तक , दारा शिकोह रोड / डीआरडीओ 
गोल चक्कर सहित तक दारा शिकोह रोड की समाप्ति से दक्षिण फाउंटेन की 
ओर तक । 


सुनहरी बाग रोड , कृष्णा मेनन मार्ग क्रासिंग से कृष्णा मेनन लेन ( सहित ) तक 
अकबर रोड / कृष्णा मेनन लेन क्रॉसिंग टी / आर तक गोल चक्कर जिमखाना 
पोस्ट ऑफिस से लेकर तीन मूर्ति मार्ग ( छोड़कर ) तक , गोल चक्कर तीन मूर्ति 
( छोड़कर ) तक , सरदार पटेल मार्ग क्रॉसिंग से विलिंगडन क्रिसेंट रोड ( छोड़कर ) 

पर । 

( साउथ फाउंटेन , मोतीलाल नेहरू मार्ग को छोड़कर ) मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 
ब्लॉक जी , एच , एल , एम झोपड़ियों में शामिल हैं ( गोल चक्कर सुनहरी मस्जिद , 
रफी मार्ग , एमएआर , एमएलएन मार्ग को छोड़कर ) सुनहरी बाग रोड कृष्णा मेनन 
मार्ग एक्स - आईएनजी तक । 


[ PART IV 


संसद मार्ग 

पुलिस थाना 


पश्चिम 


Name of PS 

PS Kartavya Path 


उत्तर 


PS TilakMarg 


दक्षिण 


पूर्व 

पश्चिम 


North 


South 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


East 


West 

North 


राष्ट्रपति भवन की पश्चिमी चारदीवारी से शुरू होकर सरदार पटेल 
मार्ग / विलिंगडन क्रीसेंट रोड ( छोड़कर ) समस्त विलिंगडन क्रीसेंट रोड सहित 
राम मनोहर लोहिया ( छोड़कर ) गोल चक्कर तक । 

बंगला साहिब लेन ( छोड़कर ) के साथ जीपीओ ( छोड़कर ) से बाबा खड़क सिंह 
मार्ग ( छोड़कर ) तक इसका जंक्शन , फिर बंगला साहिब लेन ( सहित ) से जय 
सिंह रोड ( सहित ) तक , टॉल्स्टॉय मार्ग से जंतर - मंतर रोड ( सहित ) तक , अशोक 
रोड ( सहित ) से विंडसर प्लेस ( सहित ) के साथ अपने जंक्शन तक , फिरोज शाह 
रोड ट्रैफिक जंक्शन तक । 


Delhi , the 21st September , 2022 

F. No. 1 / 6 / 2016 / HP - I / Estt . / 2380 to 2387.– In partial modification of this Government's notification Nos . 
01 / 11 / 08 / HP - I / Estt . / 2551 dated 30.09.2008 , 01 / 02 / 2015 / HP - I / Estt . / 2732-2739 dated 12.8.2015 and 01 / 04 / 15 / HP 
I / Estt . / 4628-4635 dated 26.10.2015 and in exercise of powers conferred under section 10 of the Delhi Police Act , 1978 
( 34 of 1978 ) read with the clause ( s ) of section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) , and 
Government of India , Ministry of Home Affairs , New Delhi notification No.U - 11011 / 2 / 74 - UTL ( i ) dated 20.03.1974 , 
the Lieutenant . Governor of the National Capital Territory of Delhi in order to facilitate extension of better police 
assistance to the public , hereby , is pleased to direct and declare as under : 

( a ) That the Kartavya Path shall be a separate Police Station from the date of issue of this notification ; 

( b ) 

That the local areas which have been excluded from the jurisdiction of Police Stations TilakMarg , South 
Avenue and Parliament Street respectively , shall cover the area henceforth , as defined in the Schedule given 
below ; and 


3 


राज्य सभा मार्ग ( सहित ) से रॉयसेना रोड ( सहित ) से विंडसर प्लेस गोल चक्कर 
( सहित ) डॉ . आर . पी रोड ( छोड़कर ) से गोल चक्कर जसवंत सिंह मार्ग ( सहित ) 


( c ) That the boundaries / revised boundaries of Police Stations Kartavya Path , TilakMarg , South Avenue and 
Parliament Street shall be henceforth , as defined in the Schedule given below : 

SCHEDULE 


तक । 

के.जी. मार्ग से जसवंत सिंह मार्ग ( छोड़कर ) होते हुए मस्जिद तक । 

जीपीओ ( छोड़कर ) से पंडित पंत मार्ग ( छोड़कर ) तक , फिर महादेव रोड ( सहित ) 
तथा जंक्शन से इम्तियाज खान मार्ग ( सहित ) तक । 


HOME POLICE - I 

( Establishment Department ) 


NOTIFICATION 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

शैलेश कुमार , उप - सचिव ( गृह ) 


Boundaries 

North Block , Rail Bhawan ( exclusive ) Raisina Road , KrishiBhawan , INGCA 
( inclusive ) Dr. Rajender Prasad , JSR Round About ( R / A ) . 


Man Singh Round About ( R / A ) V.P. House , VigyanBhawan , National Museum , 
NirmanBhawan , UdhyogBhawan Round About ( R / A ) SunehariBagh Masjid 
( inclusive ) 


Raksha Bhawan ( inclusive ) Ashok Road , C - Hexagon upto Akbar Road , 
VanijayBhawan ( inclusive ) Akbar Road , C - Hexagon along with National Stadium 
( inclusive ) . 


North & South Block , West Boundary wall ( exclusive ) Road towards R.P Bhawan 

Area Bounded by Firozshah Road from its junction with K.G. Marg ( exclusive ) 
uptoMandi House ( exclusive ) . Sikandra Road ( exclusive ) to ' W ' point ( inclusive ) 


4 


PS South Avenue 


PS Parliament 

Street 


South 


East 


West 


North 


South 


East 


West 


North 


South 


East 
West 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Area bounded by Humayun Road ( exclusive ) from its junction with Mansingh 
Road / Shahjahan Road ( exclusive ) upto its junction with SubramaniumBharti Marg 
( exclusive ) to its junction with Dr. ZakirHussainMarg ( exclusive ) and upto its 
junction with Mathura Road ( inclusive ) 


Area bounded by Mathura Road / SubramaniumBharti Marg / PuranaQuila Road 
( inclusive ) upto Ring Road including NaglaManchi and upto Yamuna Bed Road 
( Western side ) from Yamuna River bed upto Outer Ring Road railway level X 
ing ( exclusive ) . 


PART IV ] 


Area bounded by K.G. Marg ( exclusive ) from its junction with Firozshah 
Road ( excluding ) uptoRound About ( R / A ) Masjid ( exclusive ) Jaswant Singh 
Road / Mansingh Road Round About ( R / A ) ( excluding ) - Ashoka Road ( excluding ) 
turn right C - Hexagon ( excluding ) turn right to C - Hexagon Akbar Road ( excluding ) 
turn right Akbar Road ( excluding ) Akbar Road / Mansingh Road Round About ( R / A ) 
( excluding ) turn left Mansingh Road ( including ) Q - Point Round About ( R / A ) 
( excluding ) , C - Hexagon along with National Stadium ( exclusive ) . 


Boundaries of Rashtrapati Bhawan starting from Round About ( R / A ) Dr. Ram 
Manohar Lohia Hospital ( Round About excluded ) along North - Avenue Road 
( excluded ) T / L along Church Road ( excluded ) T / R on Brassey Avenue Road 
( including Brassey lawn ) upto gate No. 3,1,2 of Rashtrapati Bhawan T / R on Hukmi 
Mai Marg ( including lawn ) uptoDaraShikoh Road ( including ) upto Round About 
( R / A ) DaraShikoh Road / DRDO ( including R / A ) upto end of DaraShikoh Road 
towards South Fountain . 


Sunehri Bagh Road , Krishna MenonMarg X - ing to Krishna Menon Lane ( included 
upto Akbar Road / Krishna Menon Lane Crossing T / R upto Round About ( R / A ) 
Gymkhana Post Office on to Teen MurtiMarg ( excluded ) , upto Round About ( R / A ) 
Teen Murti ( excluded ) on to Willingdon Crescent Road ( excluded ) uptoSardar Patel 
Marg Crossing . 


( Excluded South Fountain , MotiLal Nehru Marg ) Block G , H , L , M Hutments on 
Motilal Nehru Marg included , ( excluded Round About ( R / A ) Sunehari Masjid , Rafi 
Marg , MAR , MLN Marg ) SunehariBagh Road upto Krishna MenonMarg X - ing . 


Western boundary wall of RashtrapatiBhawan starting crossing of Sardar Patel 
Marg / Willingdon Crescent Road ( excluded ) all along Willingdon Crescent Road 
( excluded ) upto Round About ( R / A ) Ram ManoharLohia ( excluded ) . 


From GPO ( exclusive ) to Baba Kharak Singh Marg ( exclusive ) its junction with 
Bangla Sahib Lane ( exclusive ) , then on Bangla Sahib Lane ( including ) upto Jai Singh 
Road ( including ) to Tolstoy Marg to JantarMantar Road ( inclusive ) to Ashoka Road 
( inclusive ) upto its junction with Windsor Place ( inclusive ) to Firoz Shah Road 
Traffic Junction . 


Rajya SabhaMarg ( inclusive ) to Raisina Road ( inclusive ) to Windsor Place Round 
About ( R / A ) ( inclusive ) Dr. R.P Road ( exclusive ) to Round About ( R / A ) Jaswant 
Singh Marg ( inclusive ) . 

K.G Margupto Masque to Jaswant Singh Marg ( exclusive ) . 

From GPO ( exclusive ) to Pandit Pant Marg ( exclusive ) then Mahadev Road 
( inclusive ) and junction to Imtiyaz Khan Marg ( inclusive ) . 


By Order and in the Name of the 
Lieutenant Governor of the National 
Capital Territory of Delhi , 
SHALESH KUMAR , Dy . Secy . ( Home ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR 
VERMA 


Digitally signed by MANOJ KU MAR 
VERMA 

Date : 202209-22 21:16:53 +0530 


